1336 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 25, 1984 (ASVN . 3, 1906 SAKA ) 


[ PA RTI 


कृषि विभाग 


मार्किट कमेटी ज ) 


दिनांक 18 जुलाई, 1984 
नं ० 300 2 .-- पंजाब मण्डी समिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( चुनाव ) नियम , 1961 के नियम 10 द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हर मैं , महेन्द्र कुमार , एच ० सी ० एस ० , उप -मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) , जीन्द प्रधान अधिकारी 
मंडी समिति, जुलाना, जिला जीन्द इसके द्वारा अधिसूचित करता हूं कि सर्वश्री उर्द सिंह, पुत्र श्री उमर सिंह वासी. गांव 
करसोला और श्री वृख भान , पुत्र श्री राधा किशल वासी गांव जुलाना मंडी ( जिला जीन्द ) क्रमश : उक्त मण्डी समिति के 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने गये हैं । 

इस अधिसूचना को उक्त मंडी समिति के नोटिस -बोर्ड पर भी लगा दिया गया 


2 . 


महेन्द्र कुमार, 


उप - मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) , जीन्द , 

प्रधान अधिकारी । 


AGRICULTUR E DEPARTMENT 


( Market Committees ) 

The 18th July, 1984 
No. 3002. - In exercise of the powers conferred by rule 10 of the Punjab Market Committees 
Chairman , Vice- Chairman ( Election ) Rules , 1961 , I , Mohinder Kumar , H.C.S. , Sub- Divisional Officer 
(Civil), Jind, Presiding Officer for the election of Chairman and Vice-Chairman, Market Committee, 
Julana, hereby notify that Shri Udai Singh, son of Shri Umar Singh , ro Village Karsola and Shri Birkh 
Bhan , son of Shri. Radha Krishan resident of Julana Mandi ( District Jind ), have been elected as 
Chairman and Vice -Chairman of the said committee respectively . 


The notification has been pasted on the notice - board of the said.committee . 


MOHINDER KUMAR , 


Sub -Divisional Officer ( Civil), Jind. 

( Presiding Officer, 
for the election of Chairman and Vice -Chairman , 

Market Committee, Julana ). 


कृषि विभाग 


दिनांक 9 अगस्त , 1984 


हूँ . कि 


क्रमांक 518 3.-- पंजाब मण्डी समिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष ( चनाव) नियम, 1961 के नियम 10 द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हए मैं आई ० डी ० कोशिक, एच ० सी ० एस ० , 
अतिरिक्त कलेक्टर, करनाल प्रधान अधिकारी, मण्डी समिति निसंग , जिला करनाल इसके द्वारा अधिसूचित करता 
सर्वश्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री मन्ता राम ग्राम व डाकखाना गुनयाना (करनाल ) तथा श्री जय प्रकाश , में किशोरी लाल जय 
प्रकाश , निसंग मडी ( करनाल ) क्रमश : उक्त मंडी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने गये है । 

इस अधिसूचना को उस मंडी समिति के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया गया है । 


2 


प्राई ० डी ० कोशिक , 


प्रधान अधिकारी , 
( अतिरिक्त कलेक्टर , करनाल ) । 


1 


.. 


-- 


PART IM 


HARYANA GOVT GAZ., SEPT. 25, 1984 ( ASVN. 3, 1906 SAKA ) 


1337 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 8th August , 1984 


No. 5183. - In exercise of the powers conferred by rule 10 of the Punjab Market Committee 
Chairman, Vice Chairman ( Elections ) Rules, 1961 , I , I. D. Kaushik , H.C.S. , Additional Collector , 
Karnal, Presiding Officer, Market Committec Nissing, District Karnal, hereby notify that Shri Jagdish 
Chander son of Shri Mansa Ram Village and Post Office Gunyana (Karnal) and Shri Jai Parkash , 
M /s Kis ori Lal Jai Parkash Nissing Mandi (Karnal) have been olected as Chairman and Vice 
Chairman of the said Committee respectively . 


The notification has been pasted on the Notice Board of the said Market Committee . 


I. D. KAUSHIK ; 
Presiding officer -cum- Additional Collector , 

Karnal. 


4 


AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 18th September , 1984 
No. 3984 -Agri. 1(3) -84 /12387. — It is hereby notified that the following officials of the Agri 
culture Department have passed the departmental examination in Accounts held on 22nd June, 1984 in 
the standard indicated against their names : 
Serial Roll No: Name of the official with 

Standard by which 
No. address 

passed 


1 . 


245 


Lower Standard 


2 . 


246 


Ditto 


3 . 


247 


S / Shri 
Suresh Pal Singh , ADO , 
Sultanpur 
Ram Kumar ADO ( SC ), 
Charkhi Dadri 
Joginder Singh Ahlawat, 
ADO , Rewari (Mobindergarh ) 
Mahabir Singh , ADO (P. P.), 
Bahadurgarh 
Tribhuwan Nath Sharma , ADO, 
Kariwala ( Sirsa ) 


Ditto 


4 . 


250 


Higher Standard 


5 . 


253 


Lower Standard 


G. L. BAILUR , 
Financial Commissioner and Secretary to Govt., Haryana, 

Agriculture Department. 
कृषि विभाग 


। 


h 


दिनांक 19 सितम्बर , 1984 
ऋ ० सं ० 4642- कृ. II ( 4 )-84/12447.-- चूंकि राज्य सरकार की सन्तुष्टि हो गई है कि नए सहकारी चीनी 
कारखानों अर्थात् सहकारी चीनी मिलों लिमिटिड जीन्द, पलवल और शाहबाद को गन्ने की सप्लाई तथा उन द्वारा उसकी खरीद 
को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह प्रावश्यक है कि पंजाब गन्ना ( क्रय तथा प्रदाय विनियम ) अधिनियम, 1953, की धारा 17 
के अधीन भुगतान योग्य कर से पूर्ण रूप से छूट दी जाए । 

इसलिए अब , पंजाब गन्ना ( क्रय तथा प्रदाय विनियम ) अधिनियम , 1953 की धारा 17 के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त सहकारी चीनी मिलों लिमिटिड , जीन्द, पलवल और शाहबाद 
को इन कारखानों के कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष की उक्त अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 17 के 
अधीन भुगतान योग्य कर से पूर्ण रूप से छूट प्रदान करते हैं । 

जी . एल . वैलूर, 


, 


सचिव , हरियाणा सरकार, 
कृषि विभाग । 


1338 


HARYANA GÓVT GAZ ., SÉPT. 25 , 1984 (ASVN . 3, 1906 ŠAKÀ ) 


(PART I 


AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 19th September, 1984 
No. 4642-Agri . IT ( 4)-84/12447.--- Whereas the State Government is satisfied that with a view 
to encourage the supply of cane to , and its purchase by, the new cooperative sugar factories, namely, 
The Cooperative Sugar Mills Ltd., Jind , Palwal and Shahbad , it is necessary to exempt in whole 
the tax payable under section 17 of the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and 

and Supply ) 
Act , 1953 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 17 B of the Punjab Sugarcane 
( Regulation of Purchase and Supply ) Act, 1953 , the Governor of Haryana hereby exempts the said 
Coopertive Sugar Mills Ltd., Jind , The Cooperative Sugar Mills Ltd., Palwal and The Cooperative 
Sugar Mills Ltd., Shahbad in whole from the tax payable. under section 17 of the said Act, for 
a period of five years from the date the said factories start functioning ., 


G. L. BAILUR, 


Secretary to Government , Haryana , 

Agriculture Department . 


कृषि विभाग 


शुद्धि पत्र 


दिनांक 14 सितम्बर , 1984 


हरियाणा सरकार, कृषि विभाग अधिसूचना क्रमांक 2097-०अ०- ( 3) -84/7829 , दिनांक 25 जून 1984 में 
जो हरियाणा सरकार राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 25 जून , 1984 में प्रकाशित हई है, " अधिसूचित मार्कीट क्षेत्र के 
उत्पादक " के में क्रम संख्या 6 के सामने श्री भगवान दास नम्बरदार " के लिये " श्री राम दास नम्बरदार " पढ़ा 


जाये । 


जे ० पी ० नारंग , 


4 


संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


CORRIGENDUM 

The 14th September, 1984 
In Haryana Government, Agriculture Department notification No. 2079 - Agri . S(3)-84/7829, dated 
the 25th June, 1984 published in Haryana Government Gazette (Extraordinary ), dated the 25th June , 1984 
under the “ (i) Producers of the notified market area " (or " Shri Bhagwan Dass Nambardar appearing 
against entry at serial No. 6 read Shri Ram Dass Numbardar ” . 


• J. P. NARANG , 


Joint Secretary toGovernment, Haryana , 

Agriculture Department. 
कृषि विभाग 

शुद्धि पन्न 

दिनांक 20 सितम्बर, 1984 
हरियाणा सरकार के राजपत्र ( असाधारण ), दिनांक 2 अगस्त , 1984 में प्रकाशित हरियाणा सरकार कृषि विभाग 
अधिसूचना संख्या 2608- कृ ० अ० ( 3) -84/9910, दिनांक 2 अगस्त , 1984 में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी , होडल " 
के लिये " खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी , हथीन " पढ़ा जाये । 

जे ० पी ० नारंग , 


संयुक्त सचिव , हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


. 


PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ.,sept. 25 , 1984 (ASVN . 3, 1906 SAKA ) 


1339 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


CORRIGENDUM 


The 20th September , 1984 


In Haryana Government, Agriculture Department notification No. 2608 - Agri.S( 3 )-84/9910, dated 
the 2nd August, 1984 , published in the Haryana Government Gazette ( Extraordinary), dated the 2nd 
August , 1984 for “ Block Development and Pinchayat Officer, Hodel" read “ Block Development and 
Panchayat Officer, Hathin " . 


J. P. NARANG , 


Joint Secretary to Government , Haryana ; 

Agriculture Department, 


कृषि विभाग 


शुदि पत्र 


दिनांक 20 सितम्बर 1984 


हरियाणा सरकार , कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या 245- कृ ० अ ० ( 3)-84/2246, दिनांक 21 फरवरी, 1984 में 
जो हरियाणा सरकार राजपत्र ( असाधारण ), दिनांक : 1 फरवरी , 1384 में प्रकाशित हुई है, “(1 ) अधिसूचित मार्किट 
क्षेत्र के उत्पादक ", के नीचे क्रमांक 4 में " श्री जगता सिंह " के लिये " श्री जगतार सिंह " पढ़ा, जाये । ( केवल अंग्रेजी की 
अधिसूचना में ) । 


जे ० पी ० नारंग , 


संयुक्त सचिव , हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


• CORRIGENDUM 


The 19th September, 1984 


In Haryana Government, Agriculture Department notification No. 245- Agri.S ( 3) -84/2248, dated 
the 21st February , 1984 , published in the Haryana Government Gazette ( Extraordinay ), dated 21st 
February, 1984 " under Producers of notified market area " for " Shri Jagta Singh " appearing at serial 
No. 4, read " Shri Jagtar Singh ," (In English version only ). 


. 


J. P. NARANG, 


Joint Sedletary to Government, Haryana , 

Agriculture Department. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


अधिसूचना 


दिनांक 18 सितम्बर, 1984 
कमांक 1114- ज- ( II) -84/25750.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के 

अनुसार 

सोपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल , श्री माधो सिंह, पुत्र श्री हजारी सिंह , गांव टाकड़ी , तहसील बावल , जिला 
महेन्द्रगढ़, को रबी, 1973 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत को 
युद्ध भागीर , सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


